पंजीकृत संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012--14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -16] 


-- 


-- 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 जनवरी, 2015 ई0 (माघ 11, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -05 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


63-75 


1500 


35-38 


1500 


--- 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थानन –नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


- 


975 


975 


975 


975 


975 


... 


37 


975 


- 


1425 


63 - क 


---... - . - .- ..-.. 


64 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी, 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -8 

अधिसूचना 

15 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 795 / XX( 8) 2014-11( 37 ) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम , 1896 
( अधिनियम संख्या 10 , सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद टिहरी गढ़वाल की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, कैम्पटी को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, 
कैम्पटी के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, चम्बा , जनपद टिहरी गढ़वाल तथा परिशिष्ट -2 में 
उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र, के ग्राम / मोहल्ला, पुलिस थाना कैम्पटी, जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रादेशिक क्षेत्र 
में सम्मिलित होंगे तथा थाना चम्बा के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


दुलवाल गांव 


- 


. 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 795 / XX ( 8 ) 2014-11(37) 2006 TC (1 ) 
क्रम संख्या | ग्राम / मोहल्ला का नाम 

तहसील 
01 रणगांव 

धनौल्टी 
02 घटूधार 

धनौल्टी 
03 

धनौल्टी 
04 बंग्लों की काण्डी 

धनौल्टी 
05 लगवाल गांव 

धनौल्टी 
06 रयाल गांव 

धनौल्टी 
07 नौथा 

धनौल्टी 
08 जिनसी 

धनौल्टी 
09 दावला मतेला 

धनौल्टी 
10 सिया कैम्पटी 

धनौल्टी 
11 धारगांव 

धनौल्टी 
12 नवाड़ी धार 

धनौल्टी 
13 लोगी 

धनौल्टी 
14 वीरागांव 

धनौल्टी 
15 तुनेटा 

धनौल्टी 
16 कफुल्टी 

धनौल्टी 
17 कोल्टी 

धनौल्टी 
18 मवाणा 

धनौल्टी 
19 मथोली 

धनौल्टी 
20 किमाई 

धनौल्टी 
21 

धनौल्टी 
22 लंगडासू 

धनौल्टी 
23 अग्यारना 

धनौल्टी 
24 थापला 

धनौल्टी 
25 कफूल्टा 

धनौल्टी 
26 भटोली 

धनौल्टी 


। 


-- 


कांडा जाख 


. 


- 


-- 


-------.......... 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी , 2015 ई ० (माघ 11 , 1936 


शक सम्वत् ) 


65 


1 


-- 


3 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


घंटियाला 
कोणा गांव 
| जेठू की कांडी 
तिमलियाल गांव 
सरतली 
कडरियाणा 
सैन्जी 
पाली 
कान्डा लग्गा तिमलियाल गांव 
भेडियाणा 
बनोगी 
गांवखेत 
रणोगी 
कसौंद 
चमिया गांव 


धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
| धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


परिशिष्ट -2 
( अधिसूचना संख्या 795 / XX(8) 2014-11(37)2006 TC (1) 
क्रम संख्या | ग्राम / मोहल्ला का नाम 

तहसील 
01 टटोर 

धनौल्टी 
02 कफरोग 

धनौल्टी 
03 चिलामू 

धनौल्टी 
04 पव 

धनौल्टी 
05 सौटियाल गाँव 

धनौल्टी 
06 चन्द्रवाण गॉव 

धनौल्टी 
07 थरैती 

| धनौल्टी 
08 कोटी 

धनौल्टी 
09 मौगी 

धनौल्टी 
10 टांगरी 

धनौल्टी 
11 मसरास 

धनौल्टी 
12 मसोन 

धनौल्टी 
13 मगदिया चक 

धनौल्टी 
14 घिल्डीचक 

धनौल्टी 
15 सणब 

धनौल्टी 
16 देवन 

धनौल्टी 
17 धन्सी 

| धनौल्टी 
18 म्याणी 

धनौल्टी 
19 सेन्ट्रल 

धनौल्टी 
20 विरोड़ 

धनौल्टी 
21 नकोट 

धनौल्टी 
22 जयद्वार मल्ला 

धनौल्टी 
23 मेलगढ़ 

धनौल्टी 


। 


- 


-- 


-- 


-. 


66 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी , 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


24 


25 


जयद्वार तल्ला 
रवरसोन 
कण्डी तल्ली 
कण्डी मल्ली 


26 


27 


28 


-" 


वण गॉव 
खर्क 


29 
30 


सडब 


31 


सुरासू 


मुनोगी 


32 
33 


हडिया गॉव 
मातली 


34 


35 


खैराड़ 


36 
37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 


45 


46 


47 


48 


--- 


भूटगॉव 
मिरियागॉव 
मरोड 
धानीगाँव 
खडकसारी 
सल्टवाडी 
ढकरौली 
कैथ 
नैनगॉव 
टिकरी 
झंगेरी 
कोठिधाड 
नकोटमय भद्रीसेरा 
बिनाऊँ 
बाण्डासारी 
मैर 
पवैध 
टडवा गॉव 
जैतबाण गॉव 
वैराड़ी चक 
धेरा 
आखली 
पंतवाडी 
लसेरीचक 
रामपुर नेग्याणा 
धराड़ा 
घोड़ाखुरी 
कसाण गॉव 


49 


-- 


50 


- 


-- 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


* - - 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 31 जनवरी, 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


67 


1 


2 


3 


64 


65 


66 


कोड़ी 
बसांण गॉव 
खासकोटी 
विठटौंसी 
घियाकोटी 
खासहौंसी 


67 


68 


69 


धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 
धनौल्टी 


70 


छाम गाँव 


71 


72 


73 


ऐन्दी 
कोट श्रीकोट 
भटवाड़ी 
बमणगॉव 
|टिंगरीचक 


. 


74 


75 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 796 / XX( 8) 2014-11 ( 37) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम , 1896 
( अधिनियम संख्या 10 , सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद टिहरी गढ़वाल की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, हिण्डोलाखाल को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना , 
हिण्डोलाखाल के रूप में गठित किये जाने तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल तथा परिशिष्ट -2 
में उल्लिखित राजस्व पुलिस क्षेत्र, के ग्राम / मोहल्ला, पुलिस थाना हिण्डोलाखाल, जनपद टिहरी गढ़वाल के 
प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा देवप्रयाग एवं सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल 
दिये जायेंगे । 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 796 / XX( 8)2014-11 (37) 2006 TC (I) 


1 


2 


3 


4 


5 


क्रम संख्या 

ग्राम 
लंगूर 
काण्डालग्गा लंगूर 
दलमासा 
कफोल गॉव 
पलैठी डोबल्यालांकी, 
टुंगलगा बीडाकोट 
मुराऊँ 
बिटुला 

पोपडा 
10 

कोटी चलनियोंकी 
रयाल गाँव 


तहसील 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 


6 


7 


8 


9 


11 


68 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी , 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


भूतियाना 
दुरोगी 
तल्यागाँव लग्गा दुरोगी 
तरकारी छाम 
सिराऊँ 
भुवालगाँव लग्गा बीडाकोट 
काण्डीबागडियोंकी 
डोबरा 
बीडाकोट 
भट्टगाँव 
| गुसाई गाँव 
काण्डीगुसॉईकी 
डारखीलग्गा गुसॉई गाँव 
प्यूखंरी 
आमणी 
बंगारी गाँव 
किमखोला 


देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
27 


28 


परिशिष्ट -2 
( अधिसूचना संख्या 796 / xx( 8 ) 2014-11( 37) 2006 TC (1) 


क्रम संख्या 


ग्राम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


पुजारगाँव 
झनाऊँ 
झल्ड 
कन्याडी 
तोली 
लिग्वाडा 
भदरासू 
गुसाई 
पवेला 
मठियाणा गाँव 
रसोली 
नौसाबागी 
जोगियाणा 
चमाल गाँव 
जोगियाणा 
देवका 
पलेठी 
बागी 


10 


11 


तहसील 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 


12 


.13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


मुसाण गॉव 


20 


21 


नागचौड 
गोसिल 
भिटवाली 


22 


_ 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी, 2015 ई ० (माघ 11 , 1936 


शक सम्वत् ) 


69 


1 


2 


3 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


पॅवार गॉव 
सिलेथी 
ल्वेटी 
जरोला 
हिंसरियाखाल 
जखडमयउमरी 
बगड़वालधार 
कलियाणी 
नौसावानी 
तोलीचन्द्रबदनी 
ललूडीखाल 
बाजार पौडीखाल 
पंचूर 
कोटीसजवाणूकी 
जगधार 
दशोली 
स्यूटा 
अमेल्डा 
चाका 
कुकराणा 
पाटांबल्ला 
पाटापल्ला 
कुलेर 
सिंगोलीमल्ली 
सिंगोलीतल्ली 
खोनबागी 
नन्दोली 
टकोली 
रोड़धार 
धरूण 
काशीगाँव 
चामी 
बडेरा 
छडेरा मल्ला 
छडेरा तल्ला 
कोलाकाण्डी 
जामणीखाल 
जामटी 
भदली 
डोभ 
श्रीकोट 
पेन्यूल 
अन्जनीसैंण बाजार 
मोली 


देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग . 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


70 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी , 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


68 


देवप्रयाग 


69 


देवप्रयाग 


70 


71 


72 


मिंगवाली 
केन्थोली 
करास 
तोली 
चपाली 
नगर 
ग्वालना 
क्यारसौड़ 
गरुड 


73 


देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 
देवप्रयाग 


74 


75 


76 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 797 / XX( 8) 2014-11 ( 37) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम , 1896 
( अधिनियम संख्या 10 , सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद नैनीताल की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, मुखानी को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, मुखानी 
के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के ग्राम / मोहल्ला , पुलिस 
थाना मुखानी, जनपद नैनीताल के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना हल्द्वानी के अधिकारिता क्षेत्र से 
निकाल दिये जायेंगे । 


..- 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 797 / xX( 8) 2014-11( 37) 2006 TC (1) 
क्रम संख्या | ग्राम / मोहल्ला का नाम 

तहसील 
01 चौसला 

हल्द्वानी 
02 बसानी 

हल्द्वानी 
03 मीठाऑवला 

हल्द्वानी 
04 फतेहपुर 

हल्द्वानी 
05 नवाड़ सलोनी 

हल्द्वानी 
06 गुलजारपुर . 

हल्द्वानी 
07 गुजरोड़ा 

हल्द्वानी 
रतनपुर ईसाई 

हल्द्वानी 
09 पूरनपुर कमिलिया 

हल्द्वानी 
10 नाथुपुर पाडली 

हल्द्वानी 
11 ईसाई नगर नं 01 

हल्द्वानी 
12 खड़कपुर ईसाई 

हल्द्वानी 
13 जयपुर पाडकी 

हल्द्वानी 
पीपल पोखरा गजेसिंह 

हल्द्वानी 
15 पीपल पोखरा नं 01 

हल्द्वानी 
16 पीपल पोखरा नं02 

हल्द्वानी 


08 


14 


--- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 31 जनवरी , 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत्) 


71 


2 


3 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 


24 


25 


26 


रामड़ी आन सिंह 
रामड़ी चौकी 
खुरियागाँव 
देवपुर खुरिया 
पदमपुर पटलिया 
| रामपुर लामाचौड 
नरिपुर लामाचौड़ 
लामाचौड़ खास 
नवाड़मुल्ला हरक सिंह 
आनसिंहनवाड़ 
ईसाईनगर नं 002 
शिवलालपुर 
प्रेमपुर नवाड़ 
आनपुर नवाड़ 
खुशालपुर 
पदमपुर निगलटिया 
गुनिपुर जिवान्नद 
गुनिपुरभोना 
जीतपुर निगलटिया 
खेमपुर 
रामड़ीजैस्सा 
धूनीनं 01 


27 


28 


29 


30 


31 


हल्द्वानी . 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


नन्दपुर 


40 


-- 


41 


42 


43 


हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्दानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 


44 


बजूनियाहल्दू 
पनियाली 
लौहरियासाल मल्ला 
चीनपुर 
लौहरियासाल तल्ला 
धूनी नं 02 
बच्चीनगर 
पानपुर 
कमलवागॉजा कबडवाल 
देवपुर देवला 
बच्चीनगर नं 01 
हरकपुर खुरिया 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


भरतपुर नं 01 
भरतपुर नं02 
पूरनपुर नैनवाल 


54 


55 


कमलवागॉजा मेहता 


72 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी, 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


भगवानपुर जयसिंह 
हिम्मतपुर मल्ला 
हरिपुर नायक 
बमौरी तल्ली बन्दोबस्ती 
बिठौरिया न 01 
बिठौरिया नं 02 
हरिपुर सील 
हरिपुर गंगू 
बमोरी मल्ली 
कुसुमखेड़ा 
बमौरी तल्ली खाम 
हरिनगर 
हिम्मतपुर तल्ला 
भगवानपुर तल्ला 
कमलवागॉजा गौण 
कमलवागाँजा नरसिंह 
गोविन्दपुर गहणवाल 
कमलवागाँजा नरसिंह मल्ला 
छड़ायल नयावाद 
छड़ायल नायक 
छड़ायल सुयाल 
मुखानी 
हरिपुर सुकखा 
मानपुर उत्तर 
जयदेव 
लालपुर नायक 
पाण्डेनवाड़ 
| हिम्मतपुर बैजनाथ 
प्रेमपुर नसाली 
देवलचौड़ खाम 
गुसाईपुर 
पूरनपुर 
हरिपुररतन सिंह 
हरिपुर मोटिया 


हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
| हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्द्वानी 
हल्दानी 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 31 जनवरी , 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


73 


1896 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 798 / XX ( 8) 2014-11 (37) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय , साधारण खण्ड अधिनियम , 
( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए जनपद नैनीताल की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, बनभूलपुरा को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, 
बनभूलपुरा के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के ग्राम / मोहल्ला, पुलिस 
थाना बनभूलपुरा , जनपद नैनीताल के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना हल्द्वानी के अधिकारिता क्षेत्र 
से निकाल दिये जायेंगे । 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 798 / xx( 8) 2014-11( 37)2006 TC (I) 


क्रम संख्या | ग्राम / मोहल्ला का नाम 

तहसील 
01 जवाहरनगर 

हल्द्वानी 
02 किदवई नगर 

हल्द्वानी 
03 इन्द्रानगर 

हल्द्वानी 
04 नई बस्ती 

हल्द्वानी 
05 उजालानगर 

हल्द्वानी 
06 शनिबाजार 

हल्द्वानी 
07 जोशी बिहार 

हल्द्वानी 
08 गॉधीनगर 

हल्द्वानी 
09 

हल्द्वानी 
10 मछली बाजार 

हल्द्वानी 
11 गौजाजाली उत्तर 

हल्द्वानी 
12 रेलवे स्टेशन एवं रेलवे बाजार 

हल्द्वानी 
13 

बरेली रोड मण्डी से ऑवला चौकी गौला गेट तक | हल्द्वानी 
14 आजाद नगर लाईन नं 0 1 से 18 तक 

हल्द्वानी 


इन्द्रानगर ठोकर 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 799 / XX( 8) 2014-11 ( 37)2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय , साधारण खण्ड अधिनियम, 1896 
( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2. सन् 
1974 ) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए जनपद अल्मोड़ा की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, चौखुटिया, को उच्चीकृत करते हुए पुलिस थाना, चौखुटिया , 
जनपद अल्मोड़ा के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना, द्वारहाट, जनपद अल्मोड़ा के ग्राम / मोहल्ला, पुलिस 
थाना, चौखुटिया , जनपद अल्मोड़ा के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना द्वारहाट के अधिकारिता क्षेत्र 
से निकाल दिये जायेंगे । 


74 


उत्तराखण्ड गजट, 31 जनवरी , 2015 ई ० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


क्रम संख्या 
01 


02 


03 


34 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 799 / xx{ 8) 2014-11( 37) 2006 TC (I) 

ग्राम / मोहल्ला का नाम 
अखोडिया 
बसभीडा 
जुकानौली 

गड़स्यारी 
05 

अखोडिया चक नौगांव 
अखोड़िया चक मिरई 
ग्वाली 
छाना 
चॉदीखेत 
बिष्टबाखली 
टड़ियालबाखली 
बरलगांव 
गोदी 
भटकोट 


06 


07 


08. 


09 


10 


11 


12 


तहसील 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 
चौखुटिया 


13 


14 


15 


क्यासर बैराठ 


16 


ढीन महर 


17 


18 


19 


20 


21 


गनाई 
धुधलियामहरं 
धुधलियाबिष्ट 
दोलड़ी 
फुलई 
ग्वेलचौड़ा 
दिगोल 
बोरागांव 
वेतनधार 


22 


23 


24 


25 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 800 / XX( 8) 2014-11( 37 ) 2006 TC (I) - श्री राज्यपाल महोदय , साधारण खण्ड अधिनियम , 1896 
( अधिनियम संख्या 10 , सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2, 
सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा ( ध ) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, झनकईया , को उच्चीकृत करते हुए पुलिस 
थाना, झनकईया , जनपद ऊधमसिंह नगर के रूप में गठित किये जाने एवं तद्नुसार अधिसूचित किये जाने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट -1 में उल्लिखित थाना खटीमा , जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम / मोहल्ला, 
पुलिस थाना, झनकईया , जनपद ऊधमसिंह नगर के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा थाना खटीमा के 
अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे । 


भाग 


उत्तराखण्ड गजट, 31 जनवरी , 2015 ई 0 ( माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


75 


-- 


परिशिष्ट -1 
( अधिसूचना संख्या 800 / xx(8) 2014-11(37)2006 TC (1) 


क्रम संख्या 


तहसील 


ग्राम / मोहल्ला का नाम 
पकडिया / झनकईया 


01 


02 


ऊंची महुवट 


03 


04 


सन्तना 
बगुलिया 
झाऊपरसा 


05 


06 


खाली महुवट 


07 


08 


09 


खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 
खटीमा 


10 


11 


खिलड़ियां 
दमगड़ा 
नारायणनगर 
नगरातराई 
सिसैया 
सुरई 
गुढआ परसा 
वनमहोलिया 
बग्गा -54 
अमांऊ 
घोसीकुंआ 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


--- 


आज्ञा से , 


. 


एम ० एच० खान, 


प्रमुख सचिव । 


पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 05 हिन्दी गजट / 20 – भाग 1-2015 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


. 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 31 जनवरी, 2015 ई0 (माघ 11, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

15 दिसम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 4159 / आयु० कर उत्तरां 0 / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / वाणिज्य कर / दे० दून - प्रान्त से प्रान्त में ( अन्य 
प्रान्त से होकर) जाने वाले माल से सम्बन्धित बिलों पर प्रयुक्त होने वाले ओ ० सी ० स्टैम्पस सीरीज " OCAAUK 
2012 क्रमांक 1000001 से 2000000 " तक इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से 
प्रचलन में आ जायेंगे । इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति द्वारा प्रचलन में लाये गये स्टैम्पस सीरीज 
OCAAUK- 2012 क्रमांक 000001 से 1000000 तक भी प्रचलन में बने रहेंगे। 

उक्त सीरीज OCAAUK- 2012 क्रमांक 500001 से 1000000 तक के सभी स्टैम्पस 60 GSM के क्रीमवेव 
पेपर पर मुद्रित कराये गये हैं तथा इन स्टैम्पस में नम्बरिंग बॉक्स के बॉर्डर लाईन में एक सिक्योरिटी फीचर्स 
" GOVERNMENT OF UTTARAKHAND " मुद्रित हैं , जो Magnifying glass का प्रयोग करने से दिखाई देता है । 

इन स्टैम्पस की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के नीले रंग में की गयी है । स्टैम्पस पूर्व की भाँति दो प्रतियों 
में मुद्रित है तथा उनके ऊपर वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड लिखा गया है । स्टैम्पस के बीच में वाणिज्य कर 
विभाग उत्तराखण्ड सरकार का लोगो बना हुआ है । स्टैम्पस में हल्के काले रंग में नम्बरिंग डिजिटल प्रिंटिंग मशीन 
द्वारा की गयी है । 

( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

29 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 4405 / आयुगकर, उत्तरां० / फार्म - अनु0 / 2014-15 / वाणिज्य कर / देदून- उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर 
अधिनियम -2005 के नियम -30 के उपनियम -13 के अन्तर्गत विज्ञापित किया जाता है कि नियम -26 के उपनियम-3 
में निर्धारित “ आयात के लिए घोषणा - पत्र " (प्ररूप -16) सीरीज U.K.VAT - M2012 क्रमांक 8000001 से 9000000 


- 


35 - ख 


उत्तराखण्ड गजट , 31 जनवरी, 2015 ई० (माघ 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


36 


[भाग 1 - क 


- 


तक इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक 
प्रचलन में रहेंगे जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये 
जायें । उक्त सीरीज एवं क्रमांक के प्ररूप -16, विभागीय वैबसाइट पर इसकी उपरोक्त वैधता एवं प्रचलन की अवधि 
में ऑनलाइन स्वीकार किये जाते रहेंगे । 

पूर्व विज्ञप्तियों द्वारा प्रचलित उक्त सीरीज U.K.VAT - M2012 क्रमांक प्रारम्भ से 80 लाख तक के प्ररूप -16 , 
भी प्रचलन में बने रहेंगे, जब तक कि इनको इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित 
घोषित न कर दिये जायें । 

U.K. VAT - M 2012 सीरीज क्रमांक 8000001 से 9000000 तक के फार्म -16 , 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर 
मुद्रित है । इनकी बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के Green and Orange तथा प्रत्येक प्रति के ऊपर एवं नीचे हल्के हरे रंग में 
गोलाकार बने हुए हैं । मूल प्रति 15 से 0 मी 0 द्वितीय प्रति 15 से 0 मी 0 एवं प्रतिपर्ण प्रति 12 से 0 मी 0 कुल तीन प्रतियों में 
42 से 0 मी 0 X 29.07 से 0 मी 0 के साईज में छापा गया है । प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारंगी कलर में उत्तराखण्ड 
शासन का लोगो बना है । फार्म की मूल प्रति के ऊपर दाहिनी तरफ दो वर्टिकल बॉक्स बनाये गये हैं तथा इनमें 
1, 2 अंकित किया गया है । सम्भागीय कार्यालय द्वारा जारी करते समय डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) के लिए कोड -1 
एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर ( खण्डाधिकारी) के लिए कोड-2 पंच करना होगा । कर निर्धारण कार्यालय का कोड अंकित 
करने के लिए मूल प्रति के नीचे दाहिने तरफ क्रमशः 0 से 9 एवं 0 से 9 तक ऐसे बॉक्स बनाये गये हैं जिनमें 
क्रमशः 0 से 9 तथा 0 से 9 तक के क्रमांक अंकित हैं तथा इनके दाहिनी तरफ एक - एक स्टार बनाये गये हैं । 
फार्म की बैक ग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है । प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में 
उत्तराखण्ड शासन का लोगो सर्किल में मुद्रित है । 

प्ररूप -16 के प्रिंटिंग में निम्नलिखित सिक्योरिटी फीचर्स डाले गये हैं : 
फार्मों की प्रत्येक प्रति के ऊपर की तरफ मध्य में उत्तराखण्ड शासन का लोगो मुद्रित ( Print) है जो सामान्य 
प्रकाश में नारंगी रंग का दिखाई देता है एवं अल्ट्रावायलेट किरणों ( U V Rays ) में प्रकाशमान होता है । 
फार्मों के ऊपरी भाग के मध्य में मुद्रित उत्तराखण्ड शासन के लोगो के नीचे नम्बर बॉक्स के ऊपरी हिस्से 
को काटते हुए एक अदृश्य लाईन (Invisible hide band ) मुद्रित है जो एण्टी फोटो कापियर है , यह लाइन 
अल्ट्रावायलेट किरणों ( ULV- Rays) के प्रकाश में दिखाई देती है । 
फार्मों के नम्बरिंग बॉक्स ( Numbring Box) के समीप बायीं तरफ प्रत्येक प्रति में उत्तराखण्ड शासन का अदृश्य 
(Invisible) लोगो बना है जो केवल अल्ट्रावायलेट किरणों ( U V Rays) में ही दिखाई देता है । 
फार्मों में U VFiber डाले गये हैं जो सामान्य प्रकाश में हल्के नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा ये UVFiber 
अल्ट्रावायलेट किरणों ( U V Rays ) में प्रकाशमान होते हैं । 
फार्मों की बैकग्राउण्ड (Background ) में ( कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित कठिन डिजाइन ) Guilloche Pattern प्रिन्ट 
किया गया है । 
फार्मों की प्रत्येक प्रति में नीचे की ओर बायीं तरफ स्थान तथा दिनांक के सम्मुख अंकित लाइन में Micro 
Printing की गई है , Magnifying glass का प्रयोग करने से इसमें अंकित अक्षर UKCT पठनीय है । 
फार्मों की मूल प्रति में नीचे की तरफ बायीं ओर Thermo Chromic Ink का प्रयोग करते हुए ग्रे कलर ( Grey 
colour ) का गोला बनाया गया है जिसमें Thumb impression देने पर (गरमी पड़ने पर ) इसका रंग 
तुलनात्मक रूप से हल्का पड़ जाता है । पुनः Impression हटा देने पर पूर्ववत ग्रे कलर ( Grey colour) का 
दिखाई देगा । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


दिलीप जावलकर , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


37 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 31 जनवरी , 2015 ई० ( माघ 11, 1936 


शक सम्वत्) 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

19 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1431 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / डीएलजीए -2710 / 2014 - वाहन संख्या डीएलजीए -2710 मॉडल 
1994 चेसिस संख्या 364352AVQ701846 तथा इंजन नं 0 692002AVQ704214 कार्यालय में श्री रूप सिंह पुत्र 
श्री सरदार सिंह, निवासी म 0 नं 0 409, रेलवे वार्ड नं 0 11, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 02-11-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत 
कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है 
साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
30-06-2014 तक जमा है । वर्तमान में वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित हैं । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या डीएलजीए -2710 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364352AVQ701846 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

19 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1432 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी22-9378 / 2014 - वाहन संख्या यूपी22-9378 मॉडल 1996 
चेसिस संख्या 15EC60942389 तथा इंजन नं 0 4D31060935020 कार्यालय में श्री नदीम कुरैसी पुत्र श्री बरकत उल्ला, 
निवासी भदईपुरा, वार्ड नं 0 4, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
27-11-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28-02-2015 तक जमा 
है । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है । तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का 
कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22-9378 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 15EC60942389 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


कार्यालय आदेश 

23 दिसम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1445 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूआरएन -9663 / 2014 - वाहन संख्या यूआरएन-9663 मॉडल 1985 
चेसिस संख्या D490155 तथा इंजन नं 0 80967 कार्यालय में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामलाल, निवासी गली नं 0 2, 
इन्द्रा कालोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 15-12-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त 


38 


उत्तराखण्ड गजट, 31 जनवरी, 2015 ई ० (माघ 11, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-12-2014 तक जमा है । वाहन फाइनेंस 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूआरएन -9663 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 0490155 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी , 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

02 दिसम्बर, 2014 ई ० 
पत्र पत्रांक 769 / निल 0 - निर0 / 2014 - वाहन सं 0 UA05-4415 का दिनांक 08-07-2014 को सहायक 
सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर द्वारा मार्ग चैकिंग के दौरान वाहन रूकने के संकेत देने पर लाइसेंसधारक / चालक 
द्वारा वाहन तीव्र गति एवं लापरवाही से संचालित किया गया । उक्त के क्रम में जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 
अधोहस्ताक्षरी द्वारा वाहन चालक महेन्द्र कुमार पुत्र श्री डाल चन्द्र , वार्ड नं0-07 , टनकनुर, जनपद चम्पावत को 
कार्यालय द्वारा जारी लाइसेन्स संख्या 402/TNK/ 2007 जो कि मोटर साईकिल / हल्का व्यवसायिक वाहन संचालन 
हेतु दिनांक 10-05-2007 को जारी किया था , उक्त लाइसेन्स व्यवसायिक वाहन हेतु दिनांक 15-05-2010 तक 
एवं अव्यवसायिक हेतु दिनांक 15-05-2022 तक वैध है , के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लाइसेन्स को 
निलम्बन करने की संस्तुति की गयी है । इस सम्बन्ध में लाइसेन्स धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु 
पंजीकृत डाक से दिनांक 18-09-2014 को नोटिस प्रेषित किया गया । जिसके क्रम में लाइसेन्स धारक द्वारा अपना 
पक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि संतोषजनक नहीं है । 

अतः, मैं , विमल पाण्डेय, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग, टनकपुर मोटरयान अधिनियम , 1988 
की धारा -19 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए लाइसेन्स संख्या 402/TNK/ 2007 को दिनांक 02-12--2014 
से दिनांक 01-02-2015 तक (02 माह ) हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । तथा लाइसेन्सधारक द्वारा 
निलम्बन अवधि समाप्त होने पर कुमाऊँ मोटर ड्राईविंग स्कूल, हल्द्वानी से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग 
कर प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा । 


. 


विमल पाण्डेय , 
लाइसेंसिंग अथॉरिटी, 
मोटर वाहन विभाग , 
टनकपुर ( चम्पावत ) । 


पी ० एस० यू ० ( आर0 ई०) 05 हिन्दी गजट / 20 – भाग 1 - क -2015 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


--... - 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ), 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 जनवरी, 2015 ई0 (माघ 11, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
मेरे हाईस्कूल वर्ष 2009-2011 अनुक्रमांक 5272039 के प्रमाण - पत्रों में मेरा नाम विजय कुमार राम दर्ज 
हो गया है । जो गलत है । जबकि मेरा सही नाम विजय कुमार पुत्र श्री कुण्डल राम पचौरिया , चकरपुर 

खटीमा, 
ऊ 0 सिं 0 नगर है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना - पहचाना जाए । 

समस्त औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


विजय कुमार , 


पुत्र - कुण्डल राम, 
निवासी - ग्राम पचौरिया , 
पो ० ऑ o- चकरपुर, 

तह 0 - खटीमा , 
ऊ 0 सिं ० नगर । 


-- 


पी ० एस० यू ० ( आर० ई० ) 05 हिन्दी गजट / 20 – भाग 8-2015 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


37 - ट 


